रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004 /99 


REGD. NO . D. L.- 33004/99 


LAD 


-: 


ROO 


MER 


ETS 


सत्यमेव जयते 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II - खण्ड 3 - उप - खण्ड (ii) 
PART II — Section 3 – Sub - section ( ii) 

प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 
नई दिल्ली , बुधवार , अक्तूबर 11, 2017 / आश्विन 19 , 1939 
NEW DELHI, WEDNESDAY , OCTOBER 11, 2017/ASVINA 19, 1939 


सं . 2878] 
No. 2878] 


NEW DE 


कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय 


( कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग ) 


अधिसूचना 


नई दिल्ली , 6 अक्टूबर , 2017 


का . आ. 3293( अ). विनाशक कीट और नाशीजीव अधिनियम, 1914 (1914 का 2) की धारा 3 की उपधारा ( 1) द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए , केन्द्रीय सरकार पौध संगरोध (भारत में आयात का विनियमन ) आदेश, 2003 में पुन : संशोधन करने के लिए 
निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात् 


1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ ( 1) इस आदेश को पौध संगरोध ( भारत में आयात का विनियमन ) ( आठवां संशोधन ) आदेश , 2017 कहा 

जाएगा । 


( 2 ) यह सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होगा । 


2 . अनूसूची - VI में संशोधन - पौध संगरोध ( भारत में आयात का विनियमन ) आदेश, 2003 की अनूसूची - VI में : 


(i) नाइजेल्ला सेटिवा सीडस ( काला जीरा) से संबंधित क्र .सं. 382 के लिए कॉलम (3) में वर्तमान प्रविष्टि को मद (i) बुवाई हेतु बीज के 
रूप में संख्यायित किया जाएगा और पुन : संख्यायित मद (i) और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात को कॉलम ( 3), ( 4 ), ( 5 ) और ( 6) में 
निम्नलिखित प्रविष्टियां क्रमश: अन्त :स्थापित की जाएगी , नामत : 


( 6 ) 


(3) 

(4) 
(ii) खपत/ प्रसंस्करण | इथोपिया 
हेतु बीज 


(5) 
निम्नलिखित से मुक्त : 


शून्य 


( क ) पीक्यू आदेश, 2003 


6159 GI/ 2017 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 ( ii ) ] 


की अनुसूची vili के तहत 
यथा सूचीबद्ध संगरोध 
खरपतवार बीज 


( ख ) मृदा एवं अन्य पादप 
डेबरिज 


(ii) प्रविष्टि खपत / प्रसंस्करण के लिए अनाज / बीज के लिए कॉलम ( 3) में चेनोपोडियम क्विनोवा (क्विनोवा) से संबंधित क्र. सं . 775 के 
लिए मद (ii ) और इससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात कॉलम ( 4 ), ( 5 ) और ( 6 ) में निम्नलिखित मद एवं प्रविष्टियां क्रमश : अन्त : स्थापित 
की जाएगी, नामत : 


( 4 ) 


(5) 


( 6) 


( iii) इक्वाडोर 


निम्नलिखित से मुक्त : 


शून्य 


( क ) पीक्यू आदेश , 2003 की अनुसूची viii के तहत यथा सूचीबद्ध 
संगरोध खरपतवार बीज 


( ख ) मृदा एवं अन्य पादप डेबरिज 


( iii ) क्र . सं . 779 और इससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात , इससे संबंधित निम्नलिखित क्र . सं . एवं प्रविष्टियां अन्त : स्थापित की जाएंगी , 


नामत: 


क्र . सं . 


पौध 


पौध सामग्री की 
प्रजातियां | श्रेणी 


उत्पत्ति देश पादप स्वच्छता प्रमाण पत्र में आयात की विशेष शर्त 

शामिल किए जाने हेतु 
आवश्यक अतिरिक्त घोषणाएं 


___ (1) 


780 


( 2) (3) (4 ) 
| लैरिक्स सैप्प खपत हेतु बार्क | कनाड़ा । 
(लार्च) सहित / के बिना 

टिम्बर लॉगस 


(5 ) 

(6 ) 
| निम्नलिखित से मुक्त : 21 डिग्री सेल्सियस और उससे | 
( क ) मोनोचेमस स्यूटेल्लेटस 

अधिक अथवा उसके समान 
स्यूटेल्लेटस (वाइटस पोटिड 

तापमान पर 24 घंटे के लिए 48 

ग्राम प्रति क्यूबिक मीटर मिथाइल 
सायेर ) 

ब्रोमाइड के साथ धूमन । 
( ख) मोनोचेमस स्यूटेल्लेटस 

अथवा 
स्यूटेल्लेटस ( वाइटस पोटिड 
सायेर ) 

30 मिनट के लिए 56 सेल्सियस 
( ग ) ओटिओरिंचस सिगुलेरिस 

(मुख्य तापमान ) पर ताप का 

उपचार 
( क्ले कलर्ड विवील ) 
( घ) लेचेनेल्लुला विलकोम्मई 
( यूरोपियन लार्च केंकर ) 

इस उपचार को उत्पत्ति 
( ड .) डेंड्रोकटोनस सिम्पलैक्स | देश/ पुन :निर्यात देश में पादप 
( इस्टर्न लार्च बीटल ) स्वच्छता प्रमाण पत्र में पृष्ठांकित 

| किया जाएगा । 
( च ) ड्रायोसोईटेस आटोग्राफस 
( बार्क बीटल ) 


[ भाग II - खण्ड 3 (ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


( छ ) मोनोचेमस स्यूटेल्लेटस 
ओरिगनेंसिस ( ओरिगन फर 
सायेर 


( ज) सरेक्स जुवेनसस (स्टील - 
ब्लयू वुड वास्प ) 
( झ ) नेथोटिरचस सुलकेटस 
( वेस्टर्न हेमलाक सियूडोसियूगे 
( डगलस -फर -बीटल ) 
( ण ) बरसेफेलेनचस 
जाइलोफिल्स (पाईन विल्ट 
नेमेटोड ) 
( त ) ओरेया सियूडोसियूगाटा 
( डगलस -फर टस्सक मोठ ) 
( थ ) ट्राइपोडोनड्रोन लाइनेटम 
( स्ट्रिपड एम्ब्रोसिया बीटल ) 
( द) एलपीएस ग्रांनडीकोलिस 

( फाइव -स्पिंड बार्क बीटल ) 
टिम्बर ( स्वान | इक्वाडोर । निम्नलिखित से मुक्त : 1. निर्यात कंसाइनमेंट के लिए 
अथवा साइज्ड ( क) कोपटोटर्मिज टेस्टासियुस 

सिस्टम एप्रोच का अवश्य 
वुड ) 

अनुपालन किया जाए । 
(टर्माइट ) 

2. 7 दिनों के लिए प्रति क्यूबिक 
( ख ) स्टेरासटोमा ब्रीव 

मीटर 
( कोकाओ बीटल ) 

( अल्मुनियम 

फासफाइड / मैग्नीशियम 
क्वारटाईन खरपतवार बीज से 

फासफाइड ) 3 ग्राम की दर पर 
बीजक मुक्त है । 

फोसफाईन गैस के साथ पूर्व 
लदान धूमन। 
3. एनपीपीओ भारत द्वारा धूमन 
एजेंसी एवं धूमन प्रचालनों को 
अवश्य ही त्वरित किया जाना 
चाहिए । 


781 


टेकटोना 
ग्रांडीस 
( टीक ) 


3. अनुसूची VII - का संशोधन – पौध संगरोध ( भारत में आयात का विनियमन ) आदेश, 2003 के लिए अनुसूची VII में विद्यमान क्रम 
संख्या 299 एवं इससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात क्रमश: निम्नलिखित प्रविष्टियों को अंत : स्थापित किया जाएगा, नामत : 


" 300 सेरोटोनिया सिलिगुवा - खपत/ औषधीय उद्देश्य हेतु केरोब ड्राइड पोडस/बीज 


301 सेम्बुकस नाइजर- खपत / औषधीय उद्देश्य हेतु एल्डर बेरी ड्राइड फल । " 


[ मि. सं.- 8- 21/ 2017-पीपी-II ] 


अश्विनी कुमार, संयुक्त सचिव 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 ( ii ) ] 


टिप्पणी: पादप संगरोध ( भारत के आयात का विनियमन), आदेश , 2003 को 18 नवम्बर , 2003 के का . आ . 1322 ( अ) में प्रकाशित किया 
गया था तथा इसके बाद दिनांक 6 फरवरी, 2004 के का . आ . 167 ( अ ), 29 मार्च, 2004 के का . आ . 427 ( अ), 31 मई, 2004 के का . आ . 
644 (अ), 25 फरवरी , 2005 के का . आ . 263 (अ), 31 मार्च, 2005 के का . आ. 462 ( अ), 14 जुलाई , 2006 के का. आ . 1121 ( अ) , 
31 जुलाई, 2006 के का . आ . 1353 ( अ), 31 अक्टूबर, 2006 के का . आ . 1873 ( अ), 6 दिसम्बर , 2006 के का . आ . 2074 ( अ), 
3 दिसम्बर , 2007 के का . आ . 2069 ( अ ), 1 जनवरी , 2008 के का . आ . 3 ( अ ), 8 दिसम्बर , 2008 के का . आ . 2847 ( अ ), 15 दिसम्बर , 
2008 के का . आ . 2888 ( अ), 9 सितम्बर , 2009 के का . आ. 2286 ( अ), 16 सितम्बर , 2009 के का . आ . 2390 (अ), 23 दिसम्बर , 2009 
के का . आ . 3269 ( अ ), 24 दिसम्बर, 2009 के का . आ . 3298 ( अ ), 21 अप्रैल , 2010 के का . आ . 907 ( अ ), 27 अगस्त , 2010 के का . आ . 
2095 ( अ ), 15 सितम्बर , 2010 के का . आ . 2284 ( अ ), 11 अक्टूबर, 2010 के का . आ . 2516 ( अ ), 4 नवम्बर , 2010 के का . आ . 2711 
( अ ), 28 दिसम्बर, 2010 के का . आ . 3052 ( अ ), 28 अप्रैल , 2011 के का . आ . 887 ( अ ), 21 दिसम्बर, 2011 के का . आ . 2845 ( अ ), 
17 फरवरी , 2012 के का . आ . 296 ( अ), 23 नवम्बर, 2012 के का . आ . 2775 ( अ), 21 मार्च, 2013 के का . आ . 799 ( अ), 28 मई , 
2013 के का . आ . 1378 ( अ), 14 जून , 2013 के का . आ . 1531 ( अ ), 26 सितम्बर , 2013 के का . आ . 2919 ( अ ), 13 जून , 2014 के 
का . आ . 1508 ( अ), 27 जून , 2014 के का . आ . 1632 ( अ), 12 सितम्बर , 2014 के का . आ . 2320 ( अ), 29 सितम्बर, 2014 के का . आ . 
2542 ( अ), 11 नवम्बर, 2014 के का . आ . 2879 ( अ), 10 दिसम्बर , 2014 के का . आ . 3114 (अ), 26 मई, 2 
15 सितम्बर , 2015 के का . आ . 2496 ( अ ), दिनांक 13 जनवरी, 2016 के का . आ . 101 ( अ ), 7 मार्च, 2016 के का . आ . 608 ( अ) , 
दिनांक 25 मई, 2016 के का . आ . 1873 ( अ), दिनांक 20 जून , 2016 के का . आ . 2192 ( अ) दिनांक 29 जून , 2016 के का . आ. 2248 (अ ), 
दिनांक 05 जुलाई, 2016 के का . आ . 2453( अ ), दिनांक 5 अगस्त , 2016 के का . आ . 2614( अ ) एवं दिनांक 12 जनवरी, 2017 के 
का . आ . 264( अ ), दिनांक 3 फरवरी, 2017 के का . आ . 364 ( अ .), दिनांक 27 अप्रैल , 2017 के का . आ . 1344 ( अ .), दिनांक 8.05. 2017 
के का . आ . 1475 ( अ), दिनांक 21. 06 . 2017 के का . आ . 2019 ( अ), दिनांक 6. 07. 2017 के का . आ . 2152( अ) और दिनांक 23.08. 2017 
के का . आ . 2752( अ ) के माध्यम से संशोधित किया गया । 


MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE 


(Department of Agriculture , Cooperation and Farmers Welfare) 


NOTIFICATION 


New Delhi, the 6th October, 2017 


S .O . 3293 (E ). — In exercise of the powers conferred by sub -section (1) of section 3 of the Destructive Insects 
and Pests Act , 1914 (2 of 1914 ), the Central Government hereby makes the following Order further to amend the Plant 
Quarantine (Regulation of Import into India ) Order, 2003 , namely: 


1. Short title and Commencement . - (1 ) This Order may be called the Plant Quarantine ( Regulation of Import into 
India ) ( Eighth Amendment) Order, 2017 . 
(2 ) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette . 


2 . Amendment of Schedule VI. — In the Schedule VI to the Plant Quarantine (Regulation of Import into India ) Order, 
2003 


(i) Against serial number 382, relating to Nigella sativa seeds (black cumin ), the existing entries in column ( 3) shall be 
numbered as item (i) “Seeds for sowing , after item (i) as so re-numbered , and the entries relating thereto , in columns 
( 3), (4 ), (5 ) and (6 ) the following item and entries shall respectively be inserted , namely : 


[ 471 II - UUS 3( ii) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


( 3 ) 


(4 ) 


Ethiopia 


NIL 


(ii) Seed for 
consumption / 
Processing 


Free from : 
a ) Quarantine weed seeds as listed under Schedule VIII of PQ Order, 2003 . 
b ) Soil and other plant debris. 


( ii ) Against serial number 775 , relating to Chenopodium quinoa ( Quinoa ) in column ( 3 ) against entry "Grain /Seeds 
for consumption /processing , after item (ii) and the entries relating thereto in columns (4 ), (5 ) and (6 ) the following 
item and entries relating thereto shall respectively be inserted , namely : 


( 4 ) 


(5 ) 


(iii ) 


Ecuad 
or 


Free from : 
a ) Quarantine weed seeds as listed under Schedule VIII of PQ Order, 2003. 
b ) Soil and other plant debris . 


( iii ) After serial number 779 and the entries relating thereto , the following serial number and entries thereto shall be 
inserted , namely : 
S .No Plant Category of Country Additional declarations required to Special conditions of 
Species plant of origin be incorporated into Phytosanitary import 
material 

Certificate 
( 1 ) L ( 2 ) ( 3 ) 

(5 ) 

(6 ) 


(4 ) 


780 


Canada 


Larix 

Spp . 
(Larch ) 


| Timber logs 
with / without 
bark for 
consumption 


Free from : 

Fumigation with methyl 
a ) Monochamus scutellatus scutellatus | bromide at 48 g per cubic 
(whites potted sawyer) 

metre for 24 hrs at 21°C or 
b ) Monochamus scutellatus (whites above or equivalent thereof; 
potted sawyer ) 

OR 
c ) Otiorhynchus singularis (clay 
coloured weevil) 

Heat Treatment at 56°C 
d ) Lachnellula willkommii ( European (core temperature ) for 30 
larch canker) 

minutes. 
e ) Dendroctonus simplex (eastern 
larch beetle ) 
f) Dryocoetes autographus (bark 
beetle ) 

The treatment should be 
g ) Monochamus scutellatus 

endorsed on the 
oregonensis ( Oregon fir sawyer) Phytosanitary Certificate 
h ) Sirex juvencus (steel-blue wood issued at the country of 
wasp ) 

origin /re -export. 
i) Gnathotirchus sulcatus (western 
hemlock wood stainer ) 
j) Dendroctonus pseudotsugae 
(douglas-fir beetle ) 
k ) Orgyia leucostigma (white -marked 
tussock moth ) 
1) Bursaphelenchus xylophilus (pine 
wilt nematode ) 
m ) Orgyia pseudotsugata (douglas -fir 
tussock moth ) 
n ) Trypodendron lineatum ( striped 
ambrosia beetle ) 
o ) Ips grandicollis (five-spined bark 
beetle ) 


“ 781 


Ecuador 


Tectona 
grandis 
(Teak ) 


Timber (Sawn 
or sized wood ) 


Free from : 
a ) Coptotermes testaceus ( Termite ) 
b ) Steirastoma breve (Cocao beetle ) 


The consignment is free from 
quarantine weed seeds, 


1 . Export consignment must 
comply with Systems 
Approach . 
2 . Pre - shipment fumigation 
with phosphine gas @ 3gm 
per cubic meter (Aluminium 
phosphide/ Magnesium 
phosphide ) for 7 days. 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC. 3 (ii)] 


3. Fumigation agency and 
fumigation operator must be 
accredited by NPPO India . 


3. Amendment of Schedule VII. — In the Schedule VII to the Plant Quarantine ( Regulation of Import into India ) 
Order , 2003: 


After the existing serial numbers 299 and the entries relating thereto , respectively , the following entries shall be 
inserted namely : 


“ 300 . Ceratonia sligua . – Carob dried pods/ seeds for consumption / medicinal purpose 
301 Sambucus niger – Elder berry dried fruits for consumption /medicinal purpose .” 


[F .No.8 -21 /2017 - PP . II ] 
ASHWANI KUMAR , Jt. Secy . 


Note : The Plant Quarantine (Regulation of Import into India ) Order, 2003 was published in the Gazette of India , vide, 
number S . O . 1322 (E ) dated 18th November, 2003, and subsequently amended vide number S . 0 . 167 ( E ), dated 6th 
February 2004, S . O . 427 ( E ), dated 29th March , 2004 , S . O . 644 ( E ), dated 31st May 2004 , S .O . 263(E ), dated 25th 
February 2005, S . O . 462 (E ), dated 31st March 2005 , S . O . 1121 ( E ), dated 14th July 2006 , S . O . 1353 ( E ), dated 31st 
July 2006 , S .O . 1873 (E ), dated 31st October 2006 , S .O . 2074 (E ), dated 6th December 2006 , S .O . 2069 (E ), dated 3rd 
December, 2007 , S . O . 3 (E ), dated 1st January , 2008 , S . O . 2847 ( E ), dated 8th December, 2008 , S .O . 2888 (E ), dated 
15th December , 2008 , S . O . 2286 ( E ) , dated 9th September, 2009 , S . O . 2390 ( E ), dated 16th September, 2009, S .O . 3269 
( E ) , dated 23rd December , 2009, S .O . 3298 ( E ), dated 24th December, 2009, S . O . 907 ( E ), dated 21st April, 2010 , S . O . 
2095 (E ), dated 27th August, 2010 , S .O . 2284 (E ), dated 15th September , 2010 , S . O . 2516 ( E ), dated 11th October, 
2010 , S . O . 2711 ( E ) dated 4th November, 2010 , S . O . 3052( E ) dated 28th December , 2010 , S . O . 887 ( E ) dated 28th 
April, 2011 , S . O . No . 2845 (E ) dated 21st December, 2011, S . O . No. 296 (E ) dated 17th February , 2012 and S . O . 
2775 ( E ) 23rd November, 2012 S . 0 .799 ( E ) dated 21st March , 2013, S .0 . 1378 (E ) dated 28th May , 2013, S .0 . 1531 (E ) 
dated 14th June , 2013 , S . O .2919 ( E ) dated 26th September, 2013 , S . O . 1508 ( E ) dated 13th June, 2014 and S . O . 
No. 1632 ( E ) dated 27th June, 2014 , S . O . No. 2320 ( E ) dated 12th September , 2014 , S . O . No.2542 ( E ) dated 29th 
September, 2014 , S . O . No. 2879 ( E ) dated 11th November , 2014 , S .O . No.3114 (E ) dated 10th December, 2014 , S .O . No. 
1413 ( E ) dated 26th May , 2015 , S . O . No. 2496 ( E ) dated 15th September, 2015 , S . O . No. 101(E ) dated 13th January , 
2016 , S . O . No. 608 ( E ) dated 7th March , 2016 S . O . No.1873 ( E ) dated 25th May, 2016 , S . O . No.2192 ( E ) dated 20th 
June , 2016 , S . O . No. 2248 (E ) dated 29th June , 2016 , S . O . No.2453 (E ) dated 5th July , 2016 , S . O . No. 2614 ( E ) dated 5th 
August, 2016 , S . O . No. 264 (E ) dated 12th January , 2017 , S .O . No. 364 (E ) dated 3rd February , 2017 , , S .O . 1344 (E ) 
dated 27th April, 2017, S .O . 1475 (E ) dated 8th May , 2017 , S .O . 2019 ( E ) dated 21st June, 2017 and S . O . 2152 ( E ) 
dated 6th July , 2017 and S .O . No. 2752 ( E ) dated 23rd August, 2017 . 


Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road,Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications , Delhi- 110054. 


Digitally signed 
by ALOK KUMAR 


ALOK 
KUMAR Date: 2017.10. 13 


12 : 30 : 12 + 05 30 


